सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 फाल्गुन, 19 37 ( श० ) 


संख्या 4 62 राँची, शुक्रवार , 


18 मार्च, 2016 ( ई०) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
2 फरवरी , 2016 


संख्या -3/पद-1( ख)-12/2014 का - 861 -- जिला आपूर्ति पदाधिकारी , गिरिडीह के पद पर 
पदस्थापित श्री रामचन्द्र पासवान , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 497/ 03 , गृह जिला- मुंगेर ) को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600 - 39100/- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए जिला आपूर्ति 
पदाधिकारी , गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -3/ पद -1 ( ख )- 12/ 2014 का .- 862 -- अनुमण्डल पदाधिकारी , महुआडांड , लातेहार के पद 
पर पदस्थापित श्री जगबन्धु महथा , झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 635 /03, गृह जिला - धनबाद ) को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600- 39100 /- ग्रेड पे 7600 /-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए अनुमण्डल 
पदाधिकारी, महुआडांड , लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 18 मार्च, 20 16 ( ई० ) 


O 


संख्या -3/पद-1( ख )-12/ 2014 का - 863 -- अनुमण्डल पदाधिकारी , महागामा , गोड्डा के पद पर 
पदस्थापित श्री संजय कुमार, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 689/03, गृह जिला - दुमका ) को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600 - 39100/- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए अनुमण्डल 
पदाधिकारी , महागामा, गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -3/ पद -1( ख)- 12 / 2014 का - 864-- अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के पद पर 
पदस्थापित श्री नवीन कुमार , झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 761 / 03 , गृह जिला- गिरिडीह) को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600 - 39100/- ग्रेड पे 7600 /-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए अनुमण्डल 
पदाधिकारी, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -3/पद-1( ख )- 12 / 2014 का - 865-- विशेष कार्य पदाधिकारी, जैप0आई0टी0, राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री राजकुमार गुप्ता , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 763/ 03, गृह जिला - राँची ) को 
अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600- 39100/- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले 
आदेश तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए विशेष 
कार्य पदाधिकारी, जैप0आई0टी0 , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -3/ पद-1( ख)-12/ 2014 का .- 866--अनुमण्डल पदाधिकारी , चतरा के पद पर 
पदस्थापित श्री नन्दकिशोर लाल , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 764/03, गृह जिला- राँची ) को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (15600- 39100 /- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए अनुमण्डल 
पदाधिकारी , चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 /पद -1 ( ख )-12/ 2014 का० - 867/ सचिव , माडा, धनबाद के पद पर पदस्थापित श्री दिलेश्वर 
महतो , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 768/03, गृह जिला - राँची ) को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि 
( 15600 -39100/- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक धारित पद को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए सचिव , माडा, धनबाद के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है। 

संख्या -3/पद-1( ख)- 12 / 2014 का - 868-- अनुमण्डल पदाधिकारी , जगन्नाथपुर ( पश्चिमी 
सिंहभूम ) के पद पर पदस्थापित श्री इश्तियाक अहमद, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 769/ 03, गृह जिला 
हजारीबाग ) को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (15600-39100/- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 18 मार्च, 2016 ( ई० ) 


उपरान्त अगले आदेश तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित 
करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी , जगन्नाथपुर ( पश्चिमी सिंहभूम ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

संख्या -3 /पद -1 ( ख )- 12/ 2014 का .- 869 -- उप नगर आयुक्त , राँची नगर निगम , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री विद्यानन्द शर्मा पंकज , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 770/03, गृह जिला - हजारीबाग ) को 
अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (15600- 39100 /- ग्रेड पे 7600 /-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले 
आदेश तक अपर नगर आयुक्त , रांची नगर निगम , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है। संख्या 

3/पद-1(ख )-12/ 2014 का - 870 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित 
श्रीमती संगीता लाल , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 772/03, गृह जिला - गुमला) को अपर समाहर्ता एवं 
समकक्ष कोटि (15600-39100/- ग्रेड पे 7600 /-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक धारित पद 
को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी , 
रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - 3/ पद - 1 ( ख )- 12 / 2014 का०- 871 -- अनुमण्डल पदाधिकारी , धनबाद सदर के पद पर 
पदस्थापित श्री महेश कुमार संथालिया , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 785ए/03, गृह जिला- भागलपुर ) 
को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600- 39100 /- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले 
आदेश तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए 
अनुमण्डल पदाधिकारी , धनबाद सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/ पद -1 ( ख)-12/2014 का - 872-- जिला परिवहन पदाधिकारी , कोडरमा के पद पर 
पदस्थापित श्री सुबोध कुमार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 790 /03, गृह जिला- हजारीबाग) को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (15600-39100/- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए जिला 
परिवहन पदाधिकारी , कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

संख्या - 3/पद- 1( ख )- 12/2014 का .- 873-- अनुमण्डल पदाधिकारी , चाईबासा सदर के पद पर 
पदस्थापित श्री राकेश कुमार दुबे, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 791 / 03 , गृह जिला- देवघर) को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (15600- 39100 /- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए अनुमण्डल 
पदाधिकारी , चाईबासा सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -3/ पद -1( ख)-12/ 2014 का - 874-- प्रशासी पदाधिकारी , स्वास्थ्य मिशन समिति , 
आर. सी . एच ., नामकुम राँची के पद पर पदस्थापित श्री आशिफ इकराम, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 18 मार्च, 20 16 ( ई० ) 


792/ 03 , गृह जिला - हजारीबाग ) को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600 - 39100/- ग्रेड पे 
7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के 
वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए प्रशासी पदाधिकारी , स्वास्थ्य मिशन समिति , आर . सी . एच ., नामकुम 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

संख्या -3/ पद - 1(ख )-12/ 2014 का - 875-- जिला भू- अर्जन पदाधिकारी , पूर्वी सिंहभूम 
( जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित श्री अखलेश कुमार सिन्हा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 795 / 03 ) को 
अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600 - 39100 /- ग्रेड पे 7600/- ) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले 
आदेश तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए जिला 
भू- अर्जन पदाधिकारी , पूर्वी सिंहभूम ( जमशेदपुर ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

संख्या -3/पद-1(ख )-12/ 2014 का .- 876-- अनुमण्डल पदाधिकारी , चाण्डिल ( सरायकेला 
खरसांवा ) के पद पर पदस्थापित श्रीमती अर्चना मेहता , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 799 / 03 , गृह 
जिला - पलामू ) को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (15600 - 39100 /- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के 
उपरान्त अगले आदेश तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित 
करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, चाण्डिल ( सरायकेला - खरसांवा) के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

___ संख्या - 3/ पद - 1 ( ख )- 12 / 2014 का . . 877 -- अनुमण्डल पदाधिकारी , कोडरमा के पद पर 
पदस्थापित श्री प्रभात कुमार बरदियार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 800/03, गृह जिला - राँची ) को 
अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (15600-39100/- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले 
आदेश तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए 
अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

संख्या -3/पद-1( ख)-12/ 2014 का - 878-- अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर ( पलामू ) के पद पर 
पदस्थापित श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 808ए/ 03 , गृह जिला - औरंगाबाद ) 
को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (15600-39100/- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले 
आदेश तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए 
अनुमण्डल पदाधिकारी , छतरपुर ( पलामू) के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 
___ संख्या -3/ पद-1( ख)- 12/2014 का - 879--निदेशक , गाँधी स्मृति एवं दर्शन समिति , नई दिल्ली 
के पद पर पदस्थापित श्री दीपाकंर श्रीज्ञान, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 808बी/03, गृह जिला- पटना ) 
को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600 -39100 /- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त इस 
वेतनमान में अगले आदेश तक निदेशक , गाँधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली के पद पर बने रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 18 मार्च, 2 0 16 ( ई० ) 


संख्या -3/पद-1( ख)-12/2014 का - 880-- अनुमण्डल पदाधिकारी , खूटी के पद पर पदस्थापित 
श्रीमती नीरज कुमारी, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 808सी/03, गृह जिला- गया ) को अपर समाहर्ता एवं 
समकक्ष कोटि (15600- 39100/- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक धारित पद 
को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी , खूटी 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

संख्या -3/ पद -1(ख )-12/ 2014 का - 881 -- जिला परिवहन पदाधिकारी , धनबाद के पद पर 
पदस्थापित श्री रविराज शर्मा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 809 /03, गृह जिला - खगडिया ) को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600 - 39100/- ग्रेड पे 7600 /-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए जिला 
परिवहन पदाधिकारी , धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

संख्या -3/ पद -1( ख)-12/2014 का - 882-- जिला परिवहन पदाधिकारी , गुमला के पद पर 
पदस्थापित मो0 मुस्तकीम अंसारी , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 810 /03, गृह जिला - धनबाद ) को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600 - 39100/- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए जिला 
परिवहन पदाधिकारी, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

संख्या -3/ पद -1( ख)-12/ 2014 का - 883-- अनुमण्डल पदाधिकारी , चास ( बोकारो ) के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती मंजू रानी स्वाशी , झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 815 /03, गृह जिला - राँची ) को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600 - 39100/- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए अनुमण्डल 
पदाधिकारी , चास ( बोकारो ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -3/पद-1( ख)- 12 /2014 का - 884-- अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह सदर के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती नमिता कुमारी, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 826/ 03, गृह जिला - प0 सिंहभूम ) को 
अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (15600- 39100/- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले 
आदेश तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए 
अनुमण्डल पदाधिकारी , गिरिडीह सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 


संख्या -3/ पद-1( ख)- 12/2014 का - 885-- अनुमण्डल पदाधिकारी , गोड्डा के पद पर 
पदस्थापित श्री सौरव कुमार सिन्हा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 827/03, गृह जिला - राँची ) को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600- 39100 /- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 18 मार्च, 20 16 ( ई० ) 
तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए अनुमण्डल 
पदाधिकारी, गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - 3/ पद- 1 ( ख )-12/ 2014 का .- 886 -- अवर सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा 
राजभाषा विभाग , राँची के पद पर पदस्थापित श्री चन्द्र भूषण प्रसाद, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक 
829 /03, गृह जिला- देवघर ) को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (15600- 39100/- ग्रेड पे 7600/-) 
में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में 
उत्क्रमित करते हुए उप सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -3/पद-1( ख )- 12 / 2014 का .- 887-- अनुमण्डल पदाधिकारी , हुसैनाबाद ( पलामू) के पद 
पर पदस्थापित श्री सुरजीत कुमार सिंह , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 832ए/03, गृह जिला - औरंगाबाद ) 
को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600 - 39100/ - ग्रेड पे 7600 /- ) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले 
आदेश तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए 
अनुमण्डल पदाधिकारी, हुसैनाबाद ( पलामू ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -3/पद-1(ख )-12/ 2014 का - 888-- अनुमण्डल पदाधिकारी , देवघर के पद पर 
पदस्थापित श्री सुधीर कुमार गुप्ता , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 835 /03, गृह जिला - धनबाद) को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600- 39100/- ग्रेड पे 7600 /-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए अनुमण्डल 
पदाधिकारी , देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -3/पद -1( ख)- 12 /2014 का .- 889 -- भूमि सुधार उप समाहर्ता, देवघर के पद पर 
पदस्थापित श्री राधेश्याम प्रसाद, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 835बी/03, गृह जिला - नवादा) को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600- 39100/- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए भूमि सुधार 
उप समाहर्ता, देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

श्री प्रसाद पूर्ववत अपने कार्यों के साथ जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, देवघर के अतिरिक्त प्रभार में 
रहेंगे। 

संख्या -3/पद-1( ख )-12/ 2014 का - 890 -- अनुमण्डल पदाधिकारी , खुरी -महुआ ( गिरिडीह) के 
पद पर पदस्थापित श्री रविशंकर विधार्थी, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 836 / 03 , गृह जिला - गोड्डा ) को 
अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (15600- 39100 /- ग्रेड पे 7600 /-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले 
आदेश तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए 
अनुमण्डल पदाधिकारी, खुरी -महुआ (गिरिडीह ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 18 मार्च, 2016 ( ई०) 
संख्या -3/ पद -1( ख)- 12 /2014 का .- 891 -- अवर सचिव, राज्यपाल सचिवालय , झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री संतोष कुमार सिन्हा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 837/03, गृह जिला 
राँची ) को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (15600- 39100/- ग्रेड पे 7600 /-) में प्रोन्नति के उपरान्त 
अगले आदेश तक उप सचिव , राज्यपाल सचिवालय , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

संख्या -3/पद-1 ( ख)-12/ 2014 का - 892-- कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री ललित मोहन शुक्ला, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 838 / 03, 
गृह जिला - देवघर ) को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (15600- 39100 /- ग्रेड पे 7600 /-) में प्रोन्नति 
के उपरान्त अगले आदेश तक उप सचिव , मुख्य सचिव कार्यालय , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -3/पद-1(ख )-12/ 2014 का - 893-- अनुमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर 
पदस्थापित श्री अनुज कुमार प्रसाद , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 839/ 03, गृह जिला- राँची) को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (15600- 39100/- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए अनुमण्डल 
पदाधिकारी , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

संख्या -3/पद-1 ( ख)-12/2014 का - 894-- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद के पद पर 
पदस्थापित मो0 सादात अनवर , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 839ए /03, गृह जिला - पूर्णिया ) को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600 - 39100/- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए जिला आपूर्ति 
पदाधिकारी , धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -3/पद-1( ख)- 12 /2014 का - 895 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला के पद पर 
पदस्थापित श्री दीपक कुमार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 840 / 03, गृह जिला- हजारीबाग ) को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (15600 - 39100/- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए अनुमण्डल 
पदाधिकारी, सरायकेला के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - 3/पद- 1( ख )- 12/ 2014 का - 896 -- प्रबंध निदेशक के सचिव , झारखण्ड राज्य कृषि 
विपणन पर्षद , राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती सुनीता कुमारी चैरसिया , झा0प्र0से0 ( कोटि 
क्रमांक - 842 / 03 , गृह जिला- राँची ) को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600- 39100 /- ग्रेड पे 
7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 18 मार्च, 20 16 ( ई० ) 


वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए प्रबंध निदेशक के सचिव , झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद , राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -3 /पद-1 ( ख )- 12/ 2014 का - 897 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका ( गढ़वा ) के पद पर 
पदस्थापित श्री जावेद अनवर इदरीसी , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 845 /03, गृह जिला - पलामू ) को 
अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (15600- 39100 /- ग्रेड पे 7600 /-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले 
आदेश तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए 
अनुमण्डल पदाधिकारी , रंका ( गढ़वा ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

संख्या -3 /पद-1 ( ख )- 12/ 2014 का - 898-- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रामगढ़ के पद पर 
पदस्थापित श्री सुरेन्द्र कुमार, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 846 /03, गृह जिला- हजारीबाग) को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600 - 39100/- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए जिला पंचायत 
राज पदाधिकारी , रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -3/ पद-1 ( ख )- 12/2014 का - 899-- जिला आपूर्ति पदाधिकारी , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री मनोज कुमार, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 847/03, गृह जिला - गिरिडीह ) को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600- 39100 /- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए जिला आपूर्ति 
पदाधिकारी , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -3/पद-1( ख )- 12/ 2014 का - 900 -- विशेष विनियमन पदाधिकारी , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती मधुमिता कुमारी , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 849/ 03 , गृह जिला - सरायकेला 
खरसावां ) को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600 - 39100 /- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के 
उपरान्त अगले आदेश तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित 
करते हुए विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

संख्या -3/ पद -1( ख)-12/ 2014 का - 901-- विशेष कार्य पदाधिकारी , राज्यपाल सचिवालय , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती मीना, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 850 /03, गृह जिला 
कोडरमा ) को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600 -39100/- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के 
उपरान्त अगले आदेश तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित 
करते हुए विशेष कार्य पदाधिकारी , राज्यपाल सचिवालय , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है। 

संख्या -3/ पद- 1( ख )- 12/2014 का .- 902-- महाप्रबंधक ( वित्त ) झारखण्ड राज्य विवरेजेज 
कारपोरेशन लिमिटेड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री कमला कांत गुप्ता, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार, 18 मार्च, 20 16 ( ई० ) 
854/ 03, गृह जिला- राँची ) को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600 - 39100 /- ग्रेड पे 7600 /-) 
में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में 
उत्क्रमित करते हुए महाप्रबंधक (वित्त ) झारखण्ड राज्य विवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड , राँची के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -3/पद-1( ख )-12/ 2014 का - 903 -- आप्त सचिव , माननीय मंत्री जल संसाधन तथा 
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री लम्बोदर महतो , झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक - 857/03, गृह जिला - बोकारो) को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600- 39100 / 
ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त इस वेतनमान में अगले आदेश तक आप्त सचिव , माननीय मंत्री 
जल संसाधन तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर बने रहेंगे। 

संख्या -3/ पद -1 (ख )-12/ 2014 का - 904-- अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर ( देवघर ) के पद पर 
पदस्थापित श्री रामवृक्ष महतो , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 860 /03, गृह जिला - राँची ) को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600- 39100/- ग्रेड पे 7600 /-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए अनुमण्डल 
पदाधिकारी, मधुपुर ( देवघर) के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

संख्या -3/पद-1( ख )-12/ 2014 का - 905-- अनुमण्डल पदाधिकारी , सिमरिया ( चतरा ) के पद 
पर पदस्थापित मो0 मुमताज अली , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 862/ 03, गृह जिला - हजारीबाग ) को 
अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (15600- 39100/- ग्रेड पे 7600 /-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले 
आदेश तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए 
अनुमण्डल पदाधिकारी , सिमरिया ( चतरा ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -3/ पद-1 ( ख )- 12/2014 का .- 906-- अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा के पद पर 
पदस्थापित श्री असीम किसपोट्टा , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 869/03, गृह जिला - राँची ) को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600 - 39100/- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए अनुमण्डल 
पदाधिकारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -3/ पद- 1(ख )-12/ 2014 का० - 907 -- अनुमण्डल पदाधिकारी , डुमरी ( गिरिडीह) के पद पर 
पदस्थापित श्री ज्ञान प्रकाश मिंज , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 876/03 , गृह जिला - चतरा ) को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (15600- 39100/- ग्रेड पे 7600/-) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए अनुमण्डल 
पदाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


10 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 18 मार्च, 20 16 ( ई० ) 


संख्या -3/पद-1( ख)-12/2014 का .- 908-- अनुमण्डल पदाधिकारी , मेदिनीनगर सदर के पद पर 
पदस्थापित श्री अरूण कुमार एक्का , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 877/03, गृह जिला- गुमला ) को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि ( 15600 - 39100 /- ग्रेड पे 7600/- ) में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश 
तक धारित पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए अनुमण्डल 
पदाधिकारी, मेदिनीनगर सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 462 - 50 । 


